रजिस्ट्री सं०डी० एल० - 33004/ 98 


REGD. NO . D . L.- 33004/98 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
ORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( 1 ) 
PART II — Section 3 - Şub-section 


L 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 59 ] 
No. 59 ] 


नई दिल्ली, मंगलवार , फरवरी 9 , 1999 / माघ 20 , 1920 
NEW DELHI , TUESDAY, FEBRUARY 9 , 1999/ MAGHA 20 , 1920 


- 


- 


- - 


- 


- 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 1999 

सं. 15 / 99 - सीमा - शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( एन. टी. ) 
सा . का . नि . 79( अ ). - केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 75 और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 
1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वापसी नियम, 1995 का और संशोधन 
करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : --- 

1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वापसी ( संशोधन ) नियम, 1999 है । 
( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वापसी नियम, 1995 के नियम 13 के उपनियम ( 4 ) में " तीन मास की अवधि " शब्दों के स्थान पर 
" दो मास की अवधि " शब्द रखे जाएंगे । 

[ फा. सं. 602/ 8/98 - डी बी के ] 

संदीप आहूजा, अवर सचिव 


टिप्पणी : - मूल नियम भारत के राजपत्र में सा . का . नि . 441 ( अ ) दिनांक 26 मई, 1995 के तहत प्रकाशित किए गए थे तथा बाद में 18 सितम्बर, 1995 

के सा. का. नि . 643 ( अ ), 20 अक्तूबर , 1995 के सा . का. नि . 689 ( अ ), 6 दिसम्बर, 1995 के सा. का . नि. 781 ( अ ), 20 मार्च, 1996 
के सा . का . नि . 139 ( अ ) तथा 22 अक्तूबर, 1996 के सा . का . नि . 486 ( अ ) के तहत इनमें संशोधन किया गया था । 

MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 9th February , 1999 

No. 15 / 99 -CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE (NT) 
G .S . R . 79 (E ). - In exercise of the powers conferred by section 75 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962 ) and section 
37 of the Central Excise Act , 1944 ( l of 1944 ), the Central Government hereby makes the following rules further to amend 
371G / 99 

(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II 


Sec . 3 (1)] 


the Customs and Contral Excise Duties Drawback Rules, 1995, namely : 

1. (1) These rules may be called the Customs and Central Excise Duties Drawback (Amendment) Rules, 1999 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazotte . 

2 . In rule 13 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rulos, 1995 in sub - rule (4 ), for the words " period 
of threemonths”, the words " period of two months”, shall be substituted . 

[F .No. 602 /8/98-DBK ] 

SANDEEP AHUJA , Undor Socy . 
Note : The Principal rules were published in the Gazette of India vide G .S .R . 441(E ) dated 26th May , 1995 , and subsc 

quently amended vide G .S .R . 643 ( E ), dated 18th September, 1995 , G . S . R . 689 (E ), dated 20th October, 1995 , G . S .R . 
781( E ), datod 6th December, 1995 , G . S . R . 139( E ), dated 20th March , 1996 and G . $. R . 486 (E ), dated 22nd October, 
1996 . 


Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 


